रजिस्ट्री सं . डी . ( 1 . )-72 


REGISTERED No . D . (D )-72 


. 


. 


. " 


7 


i 


H . 


IFTI. नधन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग ! - पण 3 - उप -पण ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( it ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - - 


.- -.. - 


- - - - - - - - - - - 


सं० 131 ] 
No . 131] 


नई दिल्ली, शुक्रबार, मार्च 27, 1981/ चैत्र 6, 1903 
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 27 , 1981/ CHAITRA 6, 1903 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससेकिया अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separato paging is rives to this Part In order that it may be filed as a separate compilation 


Kshetriya Gramin Baok which shall operato within tho local 
limits of the district of Gopalganj in the Stato of Bihar , 


INo. 1- 5 /81-RRBI)] 


वित्त मंत्रालय 
( मायिक कार्य विभाग ) 

( कंग प्रभाग ) 

मधिसूचनाएं 
नई दिल्ली , 26 मार्च , 1981 


का . मा . 224 ( म ) . प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 (1976 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदस्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , सेन्ट्रल बैंक 
आफण्या के अनरोध पर 27 मार्च , 1981 से बिहार राज्य 
में गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक की स्थापना करती है जो कि बिहार राज्य के गोपालगंज 
जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा । 

[ संख्या एफ . 1 -5/ 81 - आर . आर . बी . (1) 


का . आ . 225( म ) . -प्रादेशिक ग्रामीण क अधिनिाम , 
1976 (1976 का 21 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारतीय 
रिजर्व बैंक तथा गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रयोषक 
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से परामर्श करके , गोपालगंज को उस 
स्थान के रूप में निधारित करती है , जहां पर गोपालगंज 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मख्य कार्यालय होगा । 

[ संख्या एफ . 1 - 5/ 81 आर . आर . बी . ( 2 ) 


S . O . 225( E ). - In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 4 of tho Regional Rural Banks 
Act , 1976 ( 21 of 1976), the Central Government , after con 
sultation with the Reserve Bank of India and Central Bank 
of India , by which Gopalganj Kshetriya Gramin Bapk has 
been sponsored, specifies Gopalganj as the place where Gopal 
pinj Kshetriya Gramin Bank shall have its head office . 


INo. F. 1- 5 / 81 - RRBII)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economtc Affahru) 

( Benklog Division) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 26th March, 1981 
90, 224( E ). --- In exercise of the powers conceferred by 
sub - section ( 1 ) of section of the Regional Rural Benks 
Act, 1976 (21 of 1976 ), the Contral Government, being 
requested so to do bv Central Bank of India , establishes . 
with effect from the 27th March , 1981, a Regional Rural 
Bank in the State of Bibar under the name of Gopalganj 
1509GI/ 80 


का . आ . 228 ( अ ) . - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6 ) के सण्ड 
( क ) के उपखण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
एसवारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए , गोपालगंज 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , गोपालगंज को प्रादेशिक ग्रामीण पंक 
अधिनियम , 1976 (1976 का 21 ) की धारा 3 की उपभारा 


( 381 ) 


332 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I! -- SEC . 3 ( 2) ] 


( क ) के उनसरण में , भारतीय रिजर्व बैंक एतदद्वारा निदेश 
देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनसपी में निम्न 
लिसित बैंक को समाविष्ट किया जाये , अर्थात : --- 


(1 ) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसचित 
करती है । 

[ संख्या एफ , 1-5 / 81 - आर आर . बी . ( 3) ] 

बलदेव सिंह , संयनन सचिव 
8. 0. 22048 ).-. -Ia pursuuce of sub- clause ( iii ) of lause 
( a ) of sulbacction ( 6 ) at saction. 42 of ths Reserve Bank of 
India Act , 1934 ( 2 04. 19A) , the Courul Governmort hereby 
notifies for the purposes of the said sub -cluuso , Gopalgani 
Kshetriya Giamin Ahok , Gopalgunj, boing an institution 
established under sub - section ( 1 ) of sectiou 3 of the Regional 
Rural Bank Act, 1978 ( 21 of 1976) . 

INo. 1 1 - 5 / SI- RRBIIIIII 
BALDEV SINGH , St Secy 


गोपालगज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज (बिहार) 
[ आर . पी . मी . मी . संख्या 215/ आई . एन . मी . एल . 1311 - 12 ] 

एम . बी . हाट , कार्यपालक निदेशक 
RESERVE BANK OF INDIA 
RURAL PLANNING AND CREDIT CELL 

NOTIFICATION 

Bombay , the 27th March , 1991 
9. 0 . 227 ( E ) - -In pursuunce of clause ( a ) of sub -section 
(6 ) of section 42 of the Reserve Bank of India , Act, 1934 
( 2 of 1934 ) the Reserve Bank of India hereby directs 
the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the 
folowing bank. namcly : -.. 


भारतीय रिजर्व बैंक 
प्रामीण आयोजना तथा ऋण; 

अधिसूचना 

बम्बई , 27 मार्च , 1981 
का . ना . 21 ( n ) . -- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
1934 (1934 का 21 ) की धारा 42 की उपधारा ( 6) के खंड 


" Gopalganj Kshetriya Gramin Bank, Gopalganj ( Bihar ) ". 


[ RPCC No. 215 /INCI / 311 - 81] 
M . V . HATE , Executive Officer. 


PAINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS, KING ROAD , NEW DELIL - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OI PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1981 


